रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


Sad 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 17 , 2019 / अग्रहायण 26 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17 , 2019 / AGRAHAYANA 26 , 1941 


सं . 4043] 
No. 4043 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 2019 
का . आ . 4502 ( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3863( अ), तारीख 25 .10.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में NH925A के कि . मी . 57.900 
से कि . मी . 60. 750 ( गुड़ामालानी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चोड़ाकरने | चार लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण , 
प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 06. 11. 2019 को 
" दैनिक भास्कर " और " राजस्थान पत्रिका " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपा प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


6470 GI/ 2019 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में NH925A के कि. मी. 57. 900 से कि .मी. 60 . 750 (गुड़ामालानी ) के लिए अर्जन की जाने 

वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: राजस्थान 

जिले का नाम : बाड़मेर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल __ भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


1 


तालुक का नाम: गुडामालानी 
गांव का नाम: गोदारों की ढाणी 

सरकारी (ग्राम 
126/ 2 

पंचायत ) 


1 


गैर मुमकिन 
| आबादी 


10.044 


ग्राम पंचायत गांधव कलां 
( 126/ 2) 


॥ 2 


|| 127 


निजी 


बारानी दोयम 0. 16 


पूनमाराम वल्द मेहराराम 755/ 942 कौम 
वजीर उम्मेदाराम वल्द सोना राम 
30 / 942 कौम कलबी सा बालोतरा 
राजूराम वल्द बादराराम सा . कूका 
हरिराम वल्द भगचन्द सा अरणाय 
हमीराराम वल्द रामकिसन कौम बिश्नोई 
सा वडा भाड़वी तहसील बागोड़ा 1/ 6 
खातेदार 
( 127) 


|| 3 | 127/ 2 


निजी 


बारानी दोयम 0.7657 


खींयाराम वल्द रूपाराम कौम जाट सा . 
गांधव खुर्द खातेदार रहन सहकारी भूमि 
विकास बैंक लि . बालोतरा में 
( 127/ 2) 
दिलीपसिंह वल्द भंवरसिंह कौम राजपूत 
सा . गांधवकला पूनमाराम वल्द मेहराराम 
कौम वजीर जोधाराम वल्द मिश्रीमल कौम 
दर्जी सा . गांधव खुर्द अशोकसिंह वल्द 
राणसिंघ कौम वजीर सा . देह व 
गुड़ामालानी राजूराम वल्द बादराराम 
सा .बादराराम सा . कूका हरीराम वल्द 
भागचंद सा . अरणाय हमीराराम वल्द 


|| 127 / 4 


निजी 


बारानी दोयम 


0. 1158 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


रामकिसन कौम विश्नोई सा . वाडा भाडवी 
तहसील बागोड़ा 12 
( 127/ 4) 


5 


129 


निजी 


बारानी दोयम 0. 0598 


|| 141 


निजी 


बारानी दोयम 


दीपाराम गोदपुत्र अनाराम पूनमाराम वल्द 
मगाराम छोगाराम वल्द अनाराम मगा 
वल्द किशना कौम कलबी सा . देह खातेदार 
रहन - मगा व पूनमाराम का हि.TAGB 
धोरीमना 
( 129 ) 
छोगा वल्द भीमा कौम कलबी साकिन देह 
खातेदार रहन TAGB धोरीमना 
( 141 ) 
माना मफ्ता पि. भुता मु. पूरों बेवा भुता 
हरा वल्द करना मु . देऊ बेवा करना कौम 
कलबी साकिन देह खातेदार रहन TAGB 
धोरीमना 
( 143 ) 


0. 5385 


17 


||143 


निजी 


चाही चारम0 . 5392 


8 


|| 27 


सरकारी( ग्राम 
पंचायत ) 


गैर मुमकिन 
आबादी 


0. 008 


ग्राम पंचायत गांधव कलां 
( 27 ) 


9 


|| 28 


निजी 


बारानी दोयम 


0. 1453 


गिरधारी वगता वीरा पि . उका कौम 
कलबी सा . देह खातेदार 
( 28 ) 


128 / 2 


निजी 


बारानी दोयम 10 .0652 


गिरधारी वगता वीरा पि . उका कौम 
| कलबी सा . देह खातेदार 
( 28/ 2 ) 


कुल 


2. 4415 


[ फा . सं . NHAI/ PIU - Barmer/BM/ Pkg-08/LA/3D1] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th December, 2019 
S . 0 . 4502 ( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S . O . 3863( E ) dated 25 .10 . 2019 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , 
Sub - section ( ii) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four -laning, etc .), maintenance , management and operation 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


of NH925A on the stretch of land from Km 57 . 900 to Km 60 .750 (Gudamalani) in the district of Barmer in the state of 
Rajasthan . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Rajasthan Patrika ” and “ Dainik 
Bhaskar ” both dated 06 . 11. 2019 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH925A in the stretch of land 

from Km 57 . 900 to Km 60.750 (Gudamalani ) in the district of Barmer in the state of Rajasthan 


State : RAJASTHAN 


District : BARMER 


Si. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No . 


Taluk : Gudha Malani 


Viilage :Godaron Ki Dhani 
126 /2 

Government(Gram 
Panchayat ) 


Gair Mumkin 
Aabadi 


0 .044 


Gram PanchayatGandhav Kalan 
126 / 2 


||2 


| 127 


Poonamaram Vald Mehraram 755 /942 
Kaum Vajeer Ummedaram vald Sona 
Ram 30 /942 Kaum Kalbi Sa Balotara 
Rajooram Vald Badraram Sa . kooka 
Hariram Vald Bhgchand Sa Arnay 
Hameeraram Vald Ramkisan Kaum 
Bishnoi sa Vada Bhadvi Tahsil Bagoda 
1 /6 Khatedar 


1127 


Private 


||Barani doyam 


||0. 16 


127 


3. 


|| 12712 


Private 


Private 


|| Barani Doyam ||0.7657 


Kheenyaram Vald Rooparam Kaum Jat 
Sa . Gandhav Khurd Khatedar Rahan 
Sahkaree Bhoomi Vikas Bank Li. 
Balotara Me 
127 /2 


4 


127/4 


Private 


Barani Doyam ||0 .1158 


Dileepsingh Vald Bhanvarsingh Kaum 
Rajpoot Sa . Gandhavkala Poonmaram 
Vald Mehraram Kaum Vajeer 
Jodharam Vald Mishreemal Kaum 
Darjee Sa . Gandhav Khurd Ashoksingh 
Vald Ransingh 12 Kaum Vajeer Sa . 
Deh & Gudamalani Rajooram Vald 
Badraram Sa. Kooka Hareeram Vald 
Bhagchand Sa . Arnay Hameeraram 
Vald Ramkisan Kaum Vishnoi Sa . 
Vada Bhadvee Tehsil Bagoda 1/2 
127 /4 


[ 911 II - 005 3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


129 


Private 


Barani Doyam ||0 .0598 


Deeparam Dodaputra Anaram 
Poonamaram Vald Magaram Chogaram 
Vald Anaram Maga Vald Kishna Kaum 
Kalabee Sa. Deh Khatedar Rahan – 
Maga & Poonmaram Ka hi. TAGB 
Dhooreemana 
129 


6 


||141 


Private 


Barani Doyam ||0.5385 


Chhoga Vald BheemaKaum Kalbi 
Sakin Deh Khatedar Rahan TAGB 
Dhorimana 
141 


| 7 


||143 


Private 


Chahi Charam ||0.5392 


Mana Mafta Pi. bhuta Mu. Puron Bewa 
Bhuta hara Vald Karna Mu. deu Beva 
Karna Kaum Kalbi Sakin Deh Khatedar 
Rahan TAGB Dhorimana 
143 


Gram Panchayat Gandhav Kalan 


Government(Gram 
Panchayat ) 


Gair Mumkin 

an ||0.008 
Aabadi 


27 


Private 


Barani Doyam ||0 .1453 


Girdharee Vagta Veera Pi. Uka Kaum 
Kalabi Sa . Deh Khatedar 
28 


1| 28 / 2 


Private 


Barani Doyam 


0.0652 


Girdharee Vagta Veera Pi. Uka Kaum 
Kalabi Sa. Deh Khatedar 
28 / 2 


TOTAL 


2 .4415 


[ F . No. NHAI/PIU - Barmer /BM / Pkg-08 /LA / 3D1] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
byMANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.12.19 
20:24:07 +0530 


